रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004 / 99 


सयमेव जगाने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 28 , 2014/ चैत्र 7 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28 , 2014 /CHAITRA 7 , 1936 


सं . 797 ] 
No. 797 ] 


जनजातीय कार्य मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014 
का . आ . 962 ( अ ). – भारत के राष्ट्रपति , संविधान के 
अनुच्छेद 338 क के खण्ड ( 3) के अधीन उन्हें निहित शक्तियों के 
आधार पर अपने हस्ताक्षर और मुहर से , राष्ट्रीय अनुसूचित 
जनजाति आयोग में अध्यक्ष के रूप में डॉ रामेश्वर उरांव , सदस्य के 
रूप में श्रीमती के. कमला कुमारी तथा सदस्य के रूप में श्री 
भेरूलाल मीना की नियुक्ति के लिए तारीख 30 अक्तूबर , 2013 
को नियुक्ति वारंट जारी करते हैं , 

2. अतः, अब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 338 क के 
खण्ड ( 3) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत 
सरकार , जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 
427 ( अ ), तारीख 24 फरवरी , 2011 , भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग -II , खण्ड - 3, उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात : 
उक्त अधिसूचना में : 
(i) क्रम सं . 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , 

निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी , 

अर्थात् : 
“ 1. डॉ रामेश्वर उरांव - अध्यक्ष 01 नवम्बर, 2013 

(पूर्वाह्न) ” 
(ii) क्रम सं . 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , 

निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी , 
अर्थात्: 


" 3. श्रीमती के . कमला कुमारी - सदस्य 01 नवम्बर, 2013 

(पूर्वाह्न ) " 
(iii ) क्रम सं . 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात 

निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी , 

अर्थातः 
“ 1. श्री भेरु लाल मीना - सदस्य , 01 नवम्बर , 2013 
(पूर्वाह्न) " 
[ फा . सं . 18012/ 1/ 2011 - सीएंडएलएम - 1 )] 

मनोज कुमारपिंगुआ, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . का . आ . 274( अ ) तारीख 28 फरवरी, 
2004 राजपत्र , असाधारण , भाग -II, खण्ड - 3, उपखण्ड (ii ) में 
प्रकाशित की गयी थी और इसके पश्चात इसे अधिसूचना सं . का . आ . 
1904 ( अ ) तारीख 31 जुलाई, 2008 तथा अधिसूचना सं . 
का . आ . 427 ( अ ) तारीख 24 फरवरी, 2011 द्वारा संशोधित 
किया गया । 


MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi 27th March , 2014 
___ S . 0 962( E). - Whereas, by virtue of the powers 
vested in him under clause (3 ) of article 338A of the 
Constitution , the President of India issued a warrant of 
appointment under his hand and seal, on the 
30th October, 2013 for appointment of Dr. Rameshwar 
Oraon as Chairperson, Smt . K. Kamala Kumari , as 
Member and Shri Bheru Lal Meena as Member in the 
National Commission for Scheduled Tribes ; 


1413GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


भाग-II, खण्ड- 3, उप - खण्ड ( i) में प्रकाशित निम्नलिखित संशोधन 
करते हैं अर्थात : 


उक्त अधिसूचना में : 


2 . Now , therefore, in exercise of the powers 
conferred by clause ( 3 ) of article 338A of the 
Constitution , the President hereby makes the following 
amendments to the notification of the Government of 
India, in the Ministry of Tribal Affairs published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub 
section (ii), vide number S . O . 427( E), dated the 24th 
February, 2011 ,namely : 
In the said notification , — 

(i) for serial number 1 and the entries 
relating thereto , the following serial number and 
entries shall be substituted , namely : — 

“ 1. Dr. Rameshwar Oraon — Chairperson 

1st November, 2013 (Forenoon )” . 
(ii) for serial number 3 and the entries 
relating thereto , the following serial number and 
entries shall be substituted , namely: — 

" 3 . Smt . K . Kamala Kumari – Member 
___ 1st November, 2013 ( Forenoon) ” 
( iii) after serial number 4 and the entries 
relating thereto , the following serial number and 
entries shall be substituted , namely: — 

“1. Shri Bheru Lal Meena 
Member 

1st November, 2013 
(Forenoon ) " 

[ F. No . 18012 / 1 / 2011 - C & LM -I ] 

MANOJ KUMAR PINGUA,Jt. Secy . 
Note : The Principal notification was published in the 
Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub 
section ( ii ), vide number S. O . 274( E), dated the 28th 
February, 2004 and subsequently amended by 
notification number S .O . 1904 (E ), dated the 31st July, 
2008 and notification number 427 ( E ), dated the 24th 
February , 2011 . 


(i) क्रम सं . 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएगीं अर्थात् : 
" 2. श्री रवि ठाकुर उपाध्यक्ष , 13 नवम्बर, 2013 ( अपराह्न )” 

[ फा .सं. 18012/1/ 2011- सीएंडएलएम -1 ] 

मनोज कुमार पिंगुआ, संयुक्त सचिव 
टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. का . आ. 274 ( अ) तारीख 28 
फरवरी, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग - II , 
खण्ड - 3, उपखण्ड (ii ) में प्रकाशित की गयी थी और इसके पश्चात 
अधिसूचना सं. का . आ .1904( अ) तारीख 31 जुलाई, 2008 द्वारा 
संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi 27th March , 2014 
S . O . 963 ( E ). — Whereas, by virtue of the powers 
vested in him under clause (3) of article 338A of the 
Constitution , the President of India issued a warrant of 
appointment under his hand and seal, on the 12th 
November, 2013 for appointment of Shri Ravi Thakur as 
Vice -Chairperson in the National Commission for 
Scheduled Tribes; 

2. Now , therefore, in exercise of the powers 
_ conferred by clause ( 3 ) of article 338A of the 
Constitution , the President hereby makes the following 
amendments to the notification of the Govt. of India , in 
the Ministry of Tribal Affairs, published in the Gazette of 
India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) 
vide number S .O . 1904 (E ), dated the 31st July, 2008 , 
namely : 

In the said notification , — 

(i) for serial number 2 and the entries 
relating thereto , the following serial number and 
entries shall be substituted , namely : — 
"2. Shri Ravi Thakur - Vice- Chairperson 
13th November, 2013 ( Afternoon )" 

[ F. No . 18012 / 1/ 2011 - C & LM -I] 

MANOJ KUMAR PINGUA,Jt. Secy . 
Note : The Principal notification was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 
section (ii), vide number S . O . 274( E ), dated the 28th 
February, 2004 and subsequently amended by 
notification number S . O . 1904( E), dated the 31st July , 
2008 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 27 मार्च, 2014 
का . आ . 963 ( अ ). - भारत के राष्ट्रपति , संविधान के 
अनुच्छेद 338 क के खण्ड ( 3 ) के अधीन उनमें निहित शक्तियों के 
आधार पर अपने हस्ताक्षर और मुहर से राष्ट्रीय अनुसूचित 
जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष के रूप में श्री रवि ठाकुर की नियुक्ति 
के लिए तारीख 12 नवम्बर, 2013 को नियुक्ति वांरट जारी करते 


2. अतः अब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 338 क खण्ड 
( 3) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार , 
जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 1904 ( अ ), 
तारीख 31 जुलाई , 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण , 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


